निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 12 फरवरी 2009 


( सं ० पटना 22 ) 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

30 दिसम्बर 2008 
सं ० - प्र -1 / रा ० स्था०-08 / 11 / 2003-21-5825 – श्री स्वपन मुखर्जी, सदस्य (वितरण एवं ग्रामीण 
विद्युतीकरण ) एवं अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जो दिनांक- 31.12.2008 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं , को उनके 
कार्यों एवं सेवा को देखते हुए, सेवा निवृत्ति के उपरान्त, सदस्य (वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण ), बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड के पद पर निम्नांकित शर्तों पर पुनर्नियुक्त करते हुए अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

(i) इनकी नियुक्ति 01.01.2009 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए अथवा नए अध्यक्ष की नियुक्ति , जो भी पहले 
हो , तक प्रभावी होगी । 

(ii ) इन्हें नियमानुसार सेवा के पुनर्नियुक्ति पर देय वेतनादि के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया 
जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्यामा नन्द शर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 22-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


